निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 पौष 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 47 ) पटना , शुक्रवार , 19 जनवरी 2018 


सं० पी०पी०एम० - 41 / 2012 - 63 / कृ० 

कृषि विभाग 


सकल्प 

___ 4 जनवरी 2018 
विषय : डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के अधीन अंगीभूत कृषि , कृषि 

अभियंत्रण एवं मत्स्यकी महाविद्यालयों में वर्ष 2017 एवं अनुवर्ती वर्षों में कृषि, कृषि 
अभियंत्रण एवं मत्स्यकी विषय में स्नातक स्तर पर नामांकित बिहार के निवासी छात्रों को 

स्टाइपेन्ड प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में । 
भारत सरकार द्वारा दिनांक 7 अक्टूबर 2016 के प्रभाव से तत्कालीन राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को डॉ० 
राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा अधिसूचित किया गया है । केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के प्रवृत्त होने के 
बाद विभागीय संकल्प संख्या पी०पी०एम० - 41 / 2012 - 18 दिनांक 06 .01. 2017 द्वारा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि 
विश्वविद्यालय, पूसा के क्षेत्राधिकार में कार्यरत तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली / मत्स्यकी महाविद्यालय, ढोली / कृषि 
अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा में वर्ष 2016 तक नामांकित उन छात्रों को जिन्हें केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में 
सम्परिवर्तन के पूर्व राज्य सरकार की योजना के अधीन स्टाइपेन्ड स्वीकृत किया गया था , को शिक्षण सत्र की समाप्ति 
अर्थात् वर्ष 2020 तक स्टाइपेन्ड देने तथा वर्ष 2016 के बाद नामांकित छात्रों के लिए स्टाइपेन्ड योजना बंद करने की 
स्वीकृति प्रदान की गयी थी । उक्त संदर्भ में विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि 
विश्वविद्यालय, पूसा में बिहार के निवासी छात्रों को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में सम्परिवर्तन के पूर्व की भाँति 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 19 जनवरी 2018 
स्टाइपेन्ड लागू की जायेगी । तद्नुसार पूर्व में स्वीकृत योजना के अनुसार प्रत्येक छात्र को 2000 / - रूपये प्रतिमाह तथा 
6000 / - रूपये प्रतिवर्ष पुस्तक आदि के क्रय के लिए स्टाइपेन्ड प्रदान की जायेगी । 

2. प्रत्येक वर्ष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा से अधियाचना प्राप्त होने पर राशि की 
आवश्यकता के अनुसार सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी तथा बजट उपबंध कराकर राशि विमुक्त 
की जायेगी । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 47 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic.in 


